. ... 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

10 वैशाख 1936 ( श० ) 
राँची , बुधवार 

30 अप्रैल , 2014 ( ई० ) 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


संख्या 185 


अधिसूचना 
29 अप्रैल , 2014 


संख्या -1/ विविध - 834/06 का .- 3888--विभागीय अधिसूचना संख्या- 1867 दिनांक 
24 फरवरी, 2014 को रद्द करते हुए श्री राजीव अरूण एक्का , भा .प्र. से . ( झा :94), सचिव , समाज 
कल्याण , महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड , रांची को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 
1955 के नियम 10 , 11 ,12, 13 ,15 एवं 20 के तहत दिनांक 20 मई, 2014 से 6 जून , 2014 तक कुल 
18 ( अठारह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के साथ निजी खर्च पर विदेश यात्रा की अनुमति 
दी जाती है । 

2. श्री एक्का को दिनांक 7 जून , 2014 एवं 8 जून , 2014 के शनिवारीय एवं रविवारीय 
अवकाश को छुट्टी के अंत में उपभोग करने की अनुमति मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के साथ दी जाती 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार, 30 अप्रैल , 2014 


3. श्री राजीव अरूण एक्का , भा .प्र. से . ( झाः94) की अनुपस्थिति अवधि में श्रीमती मृदुला 
सिन्हा, भा . प्र. से. ( झा : 86 ), प्रधान सचिव , सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, झारखण्ड , 
राँची अपने कार्यों के साथ प्रधान सचिव, समाज कल्याण , महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड , 
रांची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आभा काँशी, 


सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 185 – 50 | 


